रजिस्ट्री संडी एल - 33004/ 99 


REGD. NO.D.L.-33004/99 


सयपेवजपते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( 1) 
PART I - Section 3. Sub-section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार, जनवरी 13 , 2005 / पौष 23, 1926 
NEW DELHI , THURSDAY, JANUARY 13, 2005 /PAUSA 23 , 1926 


सं . 39] 
No. 39 ] 


.. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 

( परिवार कल्याण विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर , 2004 
का . आ . 50( अ ) - आपातकालीन उपयोग के लिए औषध एवं पैरेन्टरल फ्लूड को अधिसूचित करने के लिए चिकित्सीय गर्भ समापन नियम , 
2003 के नियम- 5 के ( सी ) के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार , एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि चिकित्सीय गर्भ समापन 
( संशोधित ) अधिनियम, 2002 ( 2002 का 64 ) की धारा 4 के तहत गर्भ समापन के लिए अनुमोदित स्थानों पर आपातिक उपयोग के लिए 
निम्नलिखित औषध एवं पेरेन्टरल फ्लूड की व्यवस्था रहेगी : 
(1 ) औषधियां एवं पेरेन्टरल फ्लूड 

क . एंडीबायोटिक - एम्पीसिलिन, एमोक्सिसिलिन ट्राइहाइड्रेट, सिफेलेक्सिन या एक सही विकल्प 
ख . एनलजेसिक - पैरासिटामोल, पेंटाजोसिन, डिसाइक्लोमाइन या एक सही विकल्प 

स्थानीय एनलजैस्टिक - इंजेक्शन लिग्नोकैन 1 प्रतिशत 

इन्जेक्शन डायजेपाम 
6 . यूटेरोटोनिक्स - इंजेक्शन ओक्सिटोसिन एवं इंजेक्शन मिथाइलरगोमेट्राइन मिलियट इन्जेक्शन प्रोस्टैगलैंडिग्स वैकल्पिक हैं । 
च, इन्जेक्शन एट्रोपाइन स्थूफेट 

छ. Vसेटों के साथ 5 प्रतिशत डेक्स्ट्रोस तथा रिपर लैक्टेट सोल्यूशन तथा कैन्यूली या स्कैल्प वेन सेट 
( ii ) आपातकाल में उपचार हेतु सुविधाएं : 

क. इन्जेक्शन एडरेनलाइन 
ख . इन्जेक्शन एमिनोफिलाइन 
ग . इन्जेक्शन सोडियम बाइकारबोनेट 7.5 प्रतिशत 
घ . इन्जेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट 10 प्रतिशत 
ङ. एंटीमैटिक्स - इन्जेक्शन मैटाक्लोप्रामाइड या एक सही विकल्प 
च , एंटीहिस्टैमिनिक्स - इन्जेक्शन प्रोमैथाजाइन हाइड्रोक्लोराइड या एक सही विकल्प 
छ. स्टेराइड - इन्जेक्शन हाइड्रोकोरटिसोन सकीनेट 
ज . इन्जेक्शन फ्रूसैमाइड 

इन्जेक्शन डोपामाइन 


152GI/ 2005 


. 


(1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PARTI SEC , 3( 1)] 


अतिरिक्त औषधियां एवं पेरेन्टरल फ्लूइड्स : 

(1 ) इन्सीटेलेशन हेतु फोलेस कैथेटर सहित इथैक्रिडाइन लैक्टेट साल्यूशन 
(ii ) सामान्य एनेस्थैटिक औषधियां 


[ 14. .14.- 12015 / 59/2003- qasika ] 

9.09. Te, virgen utea 


---- 


- 


-- 


- 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 

(Department of Family Welfare ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 30th December, 2004 
S .O . 30 (E ).- - In exercise of the powers conferred under (c ) of Rule-5 of theMedical Termination of Pregnancy 
Rules, 2003, to notify the drugs and parenteral fluids for emergency use , Central Government hereby notifies that places 
approved for conducting termination of pregnancy, under Section 4 of theMedical Termination of Pregnancy (Amendment ) 
Act , 2002 (64 of 2002 ), shall provide for the following dnigs and parenteral fluids for emergency use : - 
(1) Drugs and parenteral fluid 

a. Antibiotic - Ampicillin ,amoxycillin trihydrate, cephalexin or a suitable alternative. 
b . Analgesic - -Paracetamol, pentazocine, dicyclomine or a suitable alternative. 
c. Local anaesthetic Injection Lignocaine l per cent. 
d . injection Diazepam . 
c. Uterotonics -- Injection Oxytocin and Injection Methylergometrine maleate . Injection Frostaglandings are 

optional. 
f. Injection Atropine suphate . 
g . 5 per cent dextrose and Ringer lactate solution with IV sets and cannulae or scalp vein sets . 
Facilities for treatment of emergencies 
a . Injection Adrenaline . 
b . Injection Aminophylinc 
C. Injection Sodium bicarbonate 7.5 per cent. 
d. Injection Calcium gluconate 10 per cent 
e Anticmetics -- Injection Metaclopramide or a suitable alternative 
f. Antihistaminics -- Injection Promethazine hydrochloride or a suitable alternative 
g . Steroid — Injection Hydrocortisone succinate 
h . Injection Frusemide 

i Injection Dopamine . 
Additional drugs and parenteral fluids : 

(1) Ethacridine lactate solution with Foley s catheter for instillation 
(u ) General Anaesthetic drugs. 

[F. No. M - 12015/59 /2003-MCH ] 

S. S. BRAR Jt. Secy. 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


